पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़ / दुर्ग / 09 / 2013 -2015. " 


"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान (बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत . क्रमांक जी . 2 - 22 - छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से . भिलाई. दिनांक 
30- 05 - 2001. " 


सत्यमेव जयते 


पर 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 

( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 315 ] 


रायपुर , सोमवार , दिनांक 27 अगस्त 2018 - भाद्रपद 5 , शक 1940 


स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन , नया रायपुर 


नया रायपुर , दिनांक 21 अगस्त 2018 


अधिसूचना 


क्रमांक एफ 1 - 93 / 2010 / नौ / 17 - 1. – भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल , एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 
अलिपिकीय पैरामेडिकल एवं नर्सिंग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें ) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 2013 में निम्नलिखित 
संशोधन करते हैं , अर्थात् : 


संशोधन 


उक्त नियमों में , - 

नियम 11 में , उप -नियम ( 2) में , खण्ड (तीन) के पश्चात् , निम्नलिखित जोड़ा, अर्थात् : 
"( चार ) सीधी भर्ती हेतु आयोजित परीक्षा में , अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा 33 प्रतिशत अर्हकारी अंक तथा 

आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा न्यूनतम 23 प्रतिशत अर्हकारी अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा । " 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानु 

आर. के . टण्डन , अपर सचिव. 


Naya Raipur , the 21st August 2018 


NOTIFICATION 


No. F 1 -93/2017/Nine / 17 /One. — In exercise of powers conferred by the proviso to Article 309 of the 
Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh , hereby , makes the following amendment in the 
Chhattisgarh Health and Family Welfare Department Non -ministerial Para -Medical and Nursing ( Directorate 
Health Services) Class - III Service Recruitment Rules, 2013, namely : 


629 


630 


ETTET 2764 , fecit 27 Pra 2018 


AMENDMENT 


In the said rules, 

In rule 11, in sub -rule (2 ), after clause (iii ), the following shall be added , namely : 
" (iv ) in the examination coducated for direct recruitment, it shall be mandatory to obtain 33 percent 

qualifying marks by the candidates of unreserved category and 23 percent minimum 
qualifying marks by the candidates of reserved category. ” 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , 

R .K . TANDON , Additional Secretory . 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय ,नया रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018. 


